रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/96 


WH.. 


Mu 


REGD. NO . D . L - 33004/ 96 


मिरजप 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग ।। . - खण्ड 3 - उप - खण्ड (1) 
P ART 11 - Section 3 — Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


: : - . 


__ . - " -- . . . . . . - 


- 


- - - - - 


- 


सं. 101 ] 
No . 1011 
= - . .. 


नई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 12, 1996 / फाल्गुन 22 , 1917 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 12 , 1996 / PHALGUNA 22, 1917 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मार्च, 1996 
मं. 6/ 96-- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गैर टैरिफ ) 


सा . का०नि० 128 ( अ ). . केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 140 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 320007 - 0098 के अंतर्गत आने वाली कर्नाटक राज्य में कटिपला, मूडपैडी, मैंगस्लौर के मार्ग से कुठेठूर 
स्थित मैसर्स मैंगलौर रिफाईनरी और पैट्रोकेमिकल लिमिटेड की परिसरों को , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) के अध्याय 27 
के अंतर्गत आने वाली पैट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण के संबंध में परिष्करणी घोषित करती है । 


[ फा० सं० 261/ 27/ 6/ 95 - सी एक्स - 8 ] 

मल्लिका आर्य, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th March , 1996 

No. 6 /96 – CENTRAL EXCISE (NON - TARIFF ) 
G .S .R . 128 ( E ). -- In exercise of thepowers conferred by sub - rule (2 ) of rule 140 of the Central Excise Rules, 1944, the 
Central Government hereby declares the premises of M /s.Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited at Kuthethoor, via 
Katipalla, Moodapadav, Mangalore in the State of Karnataka covered by Registration Certificate No. 320607 - 0098, as refinery , 
in relation to manufacture of Petroleum Products falling under Chapter 27 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ). 

[ F. No. 261/ 27/ 6/ 95 -CX- 8 ] 
578 GI/ 96 

MALLIKA ARYA, Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press. Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 1996 


